निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 वैशाख 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 406) पटना , वृहस्पतिवार , 18 मई 2017 


खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचनाएं 
10 अप्रील 2017 


सं० 01 / विविध - 023 / 2007( खण्ड - 3 ) - 962 / एम० — भारत - संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक के अधीन 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली , 2008 में संशोधन करने के लिए 


निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 


1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ । -( 1 ) यह नियमावली बिहार खान एवं भूतत्व सेवा ( संशोधन ) नियमावली, 


2017 कही जा सकेगी । 


( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 


( 3 ) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 
2. बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली , 2008 के अध्याय -4 नियम - 14 में संशोधन। - उक्त नियमावली 


में अध्याय - 4 के नियम - 14 के उप -नियम ( 5 ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 


बिहार गजट ( असाधारण) , 18 मई 2017 
" (5 ) बिहार खान एवं भूतत्व निरीक्षक संवर्ग से बेसिक ग्रेड के पद पर प्रोन्नत द्वारा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक 


अर्हता/ खान एवं खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा या भूगर्भ विज्ञान में स्नातक होगी और खान एवं भूतत्व निरीक्षक संवर्ग में 08 


( आठ ) वर्षों का अनुभव होना आवश्यक होगा । " 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


सुशील कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


The 10 April 2017 
No. 01 /Miscellanious-023/2007 (Part- 3)- 963/M — In exercise of power conferred 
under proviso of Article - 309 of the constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to 
make The following Rules for amendment in Bihar Mines & Geology Service Rules, 2008. 

1. Short title, extent and commencement: – ( 1) These Rules may be called 
Bihar Mines & Geology Service (Amendment) Rules ,2017 . 

(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
(3 ) It shall come into force at once. 

2 . Amendment in Chapter -4 , Rule - 14 of Bihar Mines & Geology Service Rules, 
2008 :- Sub - rule (5 ) of Rule- 14 of Chapter -4 of said Rules, 2008 shall be substituted by 
the following: 

" (5) For the appointment by promotion on the Post of Basic Grade from Bihar Mines 
& Geology Inspector Cadre , minimum educational qualification will be Diploma in Mines 
& Mines Surveying or Graduation in Geology and experience of 08 years in Mines & 
Geology Inspector cadre , will be essential." 

By order of the Governor of Bihar, 

SUSHIL KUMAR, 
Under Secretary to Government. 


S 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 406 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


